सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक , 1938 ( श० ) 


संख्या- 784 राँची, मंगलवार , 


24 अक्टूबर , 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
20 अक्टूबर , 2017 


संख्या - SUDAIDIPP विविध/07 /2017- 6574-- राज्य के सभी नगर निकायों के 
लिए ऑनलाईन माध्यम से Water Connection एवं Municipal Trade License निर्गत 
किए जाने के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है । 

Ease of Doing Business के प्रावधानों के तहत यह आवश्यक है कि Water 
Connection एवं Municipal Trade License निर्गत करने संबंधी ऑफलाईन कार्य पूर्णतः 
बन्द हो । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 24 अक्टूबर , 2017 
___ सभी आवेदन ऑनलाईन ही लिए जाएंगे तथा इसकी पूरी प्रक्रिया अब सिर्फ 
ऑनलाईन माध्यम से ही पूर्ण करते हुए स्वीकृति प्रदान की जाएगी । चूंकि जन 
सुविधा केन्द्र ऑनलाईन माध्यम से ही इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करती है, अतएव 
जन सुविधा केन्द्र पूर्ववत् कार्य करती रहेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 784-- 200 


